रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


. TA.BAT LIERA 


IERARY 


. . 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


CENTRAL 


mar 


HEROEInty 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART I - Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 23 , 2001/ चैत्र 2, 1923 

= = = = 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 23 , 2001/ CHAITRA 2 , 1923 


= 


= = 


सं . 1411 
No . 141 ] 


_ _ _ _ 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


_ 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2001 
सा . का . नि . 210 ( अ ) - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा - शुल्क विभाग 
( समूह ग पद ) भर्ती नियम , 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : -- 

1 ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क विभाग ( समूह ग पद ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2001 है । 

( 1 ) ये 27 जुलाई, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे । 
2 सीमा शुल्क विभाग ( समूह " ग " पद ) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में , 
( क ) परीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ 12 में प्रोन्नति शीर्षक के नीचेटिप्पण से पूर्व की प्रविष्टि के पूर्व 

निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् : -- 
( 1 ) ऐसे कर सहायक जिन्होंने दो वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे कर सहायक जिन्होंने कर सहायक और उच्च श्रेणी 

लिपिक के पदों पर कुल मिलाकर पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; 
( 1 ) ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ऐसे आशुलिपिक ( श्रेणी II ) और 

आशुलिपिक ( श्रेणी III ) जिन्होंने आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । 
( ख ) निवारक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तम्भ 12 में मद सं . (11 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

अंत : स्थापित किया जाएगा अर्थात् : 
" ( क ) ऐसे कर सहायक जिन्होंने दो वर्षनियमित सेवा की है ; 
( iiख ) ऐसे कर सहायक जिन्होंने कर सहायक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर कुल मिलाकर पांच वर्ष 

नियमित सेवा की है ; "; 


मा 


925 GI/ 2001 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SBC . 3 (1)] 


। 


- 


- 


- 


गा 


- 


( ग ) उप कार्यालय अधीक्षक स्तर II से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने, स्तंभ 12 में - 
( अ) मद ( ii ), के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" ( i क ) ऐसे कर सहायक जिन्होंने दो वर्षनियमित सेवा की है । 
( ii ख ) ऐसे कर सहायक जिन्होंने कर सहायक और उच्च श्रेणी लिपिकों की श्रेणी में कुल मिलाकर पांच वर्ष 

नियमित सेवा की है; "; 


( आ ) मद ( iii ) में , " उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों से " शब्दों के स्थान पर " कर सहायकों / उच्च श्रेणी 

लिपिकों और आशुलिपिकों से " शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा. सं. ए - 12018/ 1/2001/ प्रशा. - III बी ] 

वी . आर. पोन्नालागू, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : मूलमियम सा. का .नि . 671 तारीख 12 - 5 - 1979 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा 
संशोधन किया गया : 

सा. का . नि . 195 तारीख 27 - 2- 1982 
सा. का. मि . 529 तारीख 2 - 6 - 1984 
सा. का . नि . 1249 तारीख 15 - 12 - 1984 
सा. का . नि . 1128 तारीख 7 - 12 - 1985 
सा . का . नि . 475 तारीख 20 - 6 - 1987 
सा . का . नि . 966 तारीख 26 - 12 - 1987 
सा. का. नि. 967 तारीख 26 - 12 - 1987 
सा . का. नि. 938 तारीख 3- 12 - 1988 
सा. का. नि . 597 तारीख 19 - 10 - 1991 
सा. का . नि . 672 तारीख 31 - 8 - 1994 
सा . का. नि . 315 तारीख 12 - 7 - 1996 


स्पष्टीकारक ज्ञापन 
भर्तीनियमों में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से किए जा रहे हैं जिससे कि विधमान प्रोन्नति संबंधी प्रक्रिया को विधिक बनाया जा सके । चूंकि 
प्रोन्नति संबंधी प्रक्रिया पैसी ही बनी हुई है , भर्तीनियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किए जाने के कारण कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाष 
नहीं पड़ेगा । 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 23rd March, 2001 
G . S. R . 210 (E ). - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution , the 
President herebymakes the following rules further to amend the Customs Department (Group C ) Recruitment Rules, 1979 , 
namely : -- 

1. (1) These rules may be called the CustomsDepartment (Group C ) Recruitment AmendmentRules, 2001 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on the 27th day of July , 1996 . 
2 . In the schedule to the Customs Department Group C Posts Recruitment Rules, 1979, -- 
(a ) against serial No. 1 relating to the post of Examiner, in column 12 , under the heading " promotion ” for the 

entry before the Note , the following entry shall be substituted , namely : 
" (i) Tax Assistant with two years of regular service or Tax Assistant with five years regular scrvice as 


( 9777 II - 683 ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- 


M 


Tax Assistant and Upper Division Clerk taken together, 
(u ) Upper Division Clerk with five years regular service in the grade, Stenographer (Grade II) and 

Stenographers (Grade III ) with five years regular service as Stenographer," , 
(b ) against serialNo 2 relating to the post of Preventive Officer, in column 12 ,after item (11 ) the following 

shall be inserted namoly 
" (1a ) Tax Assistant with two years of regular service , 
" ( lib ) Tax Assistant with five years regular service as Tax Assistant and Upper Division Clerk taken 

together," 
(©) against serial No 5 relating to the post of Deputy Office Superintendent Level II in column 12 -- 
( A ) after item (u ), the following shall be inserted , namely 

" ( ua ) Tax Assistant with two years of regular service , 
(11b ) Tax Assistant with five years regular service as Tax Assistant and Upper Division Clerk 

taken together," , 
(B ) in item (ju ), for the words and letters “ from Upper Division Clerks and Stenographers" , the words 
and letters " from Tax Assistants/Upper Division Clerks and Stenographers” shall be substituted 

(F No A - 12018 /1/2001-Ad - III B ] 

VR PONNALAGU , Under Secy 
Foot-note : The Principal rules were Notified vide GSR 671 dated 12 -5 - 1979 , and subsequently amended vide — 

GSR 195 dated 27 -2 -1982 
GSR 529 dated 2-6 - 1984 
GSR 1249 dated 15- 12- 1984 
GSR 1128 dated 7 - 12 - 1985 
GSR 475 dated 20-6 -1987 
GSR 966 dated 26 - 12 - 1987 
GSR 967 dated 26 -12 -1987 
GSR 938 dated 3- 12- 1988 
GSR 597 dated 19- 10 - 1991 
GSR 672 dated 31-8-1994 
GSR 315 dated 12 -7- 1996 

Explanatory Memorandum 
The amendments to the RecrutmentRules are being carried out retrospectively in order to legalise the promotional 
procedure in existence Since the promotion procedure continues to be the same, the interest of the employees will not be 
adversely affected by retrospective amcndments to the Recruitment Rules 


Printed by the Managor, Govt of India Press Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 1100542001 


